निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
( संo पटना 477 ) पटना , मंगलवार , 3 जून 2014 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2014 
सं0 2226 - वैशाली जिलान्तर्गत महल्ला रामभद्र, हाजीपुर, स्थित श्री राम चौड़ा मन्दिर एक ऐतिहासिक 
सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जो पर्षद में निबंधित है । इस न्यास की निबंधन संख्या - 3638 है । यह न्यास माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 - 846 / 1981 (पर्षद बनाम् रामसुमरन दास ) में दिनांक 29.02. 1996 के 
निर्णयानुसार सार्वजनिक धार्मिक न्यास घोषित है । 

इस प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के न्यास के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए पर्षदीय अधिसूचना 
पत्रांक - 585, दिनांक 26.06. 2009 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा - 32 के अन्तर्गत एक योजना 
निरूपित की गयी थी और इसे मूर्त रूप देने तथा संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जो 
कार्यरत है । उक्त न्यास समिति का प्रमुख कार्य रामचौड़ा मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सम्यक विकास के साथ - साथ इस 
प्रसिद्ध मन्दिर को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना है । यद्यपि उक्त न्यास समिति का कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित था , 
किन्तु मन्दिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है और न्यास समिति पर्षद के सहयोग से इसमें सक्रिय एक 
भूमिका निभा रही है । 

अतः पर्षदीय पत्रांक - 585 दिनांक 26.06 .2009 द्वारा अधिनियम की धारा - 32 के तहत निरूपित योजना के 
कार्यान्वयन हेतु गठित न्यास समिति को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित करते हुए इसका कार्यकाल वर्तमान आदेश की 


बिहार गजट ( असाधारण) , 3 जून 2014 
तिथि से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ायी जाती है । साथ ही इस अवधि में न्यास समिति द्वारा किये गये कार्यो को भी 
मान्य किया जाता है । 

पुनर्गठित न्यास समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर , 

- अध्यक्ष 
( 2) श्री वीरचन्द्र प्रसाद, आदर्श कॉलोनी, कचहरी रोड , हाजीपुर, 

- उपाध्यक्ष 
( 3) श्री प्रभुनाथ प्रसाद, अन्दरकिला, हाजीपुर 

- सचिव 
( 4) श्री बिन्देश्वर शर्मा, हेला बाजार, हाजीपुर 

कोषाध्यक्ष 
(5 ) श्री जयमूरत शर्मा, रामभद्र , हाजीपुर 

- सदस्य 
(6) श्री रामबाबू पासवान , रामभद्र, हाजीपुर 

सदस्य 
( 7) श्री राजकुमार सिंह, रामभद्र, हाजीपुर 

सदस्य 
( 8) श्री नन्द किशोर सिंह उर्फ बुटन सिंह, हेला बाजार, हाजीपुर 

सदस्य 
( 9) श्री लालबाबू राय, रामभद्र, हाजीपुर 

सदस्य । 

आदेश से , 


किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 477 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


